रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D .L .- 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDN 


दिल्लीराजपच 


- 


- 


समय भयो 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 111 ] 
No . 11 


दिल्ली , बुधवार , अगस्त 26 , 2015 / भाद्र 4 , 1937 
BELIHI , WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/ BHADRA 4, 1937 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 90 

IN. C. T. D. No. 90 


नन् 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व -1) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 26 अगस्त, 2015 
सं फा . 10(5 ) / वित्त ( राज. - 1 ) / 2014 - 15 / डीएस - VI/701. — दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 ( 2010 का दिल्ली 
अधिनियम 10 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री के . के . 
मिश्रा, तदर्थ दानिक्स अधिकारी को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजन हेतु , कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से उनके पद पर बने रहने तक सहायक आयुक्त ( आबकारी) के रूप में नियुक्त करते है । 

सं फा 10 (5 ) / वित्त ( राज. - 1) / 2014 - 15 / डीएस - VI/701. - दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 ( 1996 का 
दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली 
समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री के. के . मिश्रा , तदर्थ दानिक्स 
अधिकारी को उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त , दिल्ली के कर्तव्यों के 
निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर बने रहने तक सहायक आयुक्त 
(विलासिता कर) के रूप में नियुक्त करते हैं । 


सं फा 10( 5 ) / वित्त ( राज. - 1 ) / 2014 --15 / डीएस - VI/701. --दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम , 1996 
( 1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री के. के . मिश्रा, तदर्थ दानिक्स अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन , बाजीकर एवं विलासिता कर, आयुक्त, दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के 
लिए उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उक्त पद पर बने रहने तक सहायक आयुक्त ( मनोरंजन एवं बाजीकर) के 
रूप में नियुक्त करते हैं । 


3657 DG/ 2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


MUL 


ma 


LG 


FINANCE (REVENUE -1) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 26th August, 2015 
No. F . 10 (5 )/Fin .(Rev .- 1)/2014 - 15 /dsV1/701. - In exercise of the powers conferred by section 5 of 
the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the Lieutenant Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint Sh . K . K . Mishra , Adhoc DANICS officer as Assistant Commissioner 
( Excise ) for the purpose of performing the functions as specified under the said Act with effect from the 
date of assumption of charge and till such time as he holds the said post. 

No. F . 10 (5 )/Fin .(Rev.- 1) /2014 - 15/dsV1/701. - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section ( 1) of section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996 ) and all other 
powers enabling him in this behalf , the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Sh . K . K . Mishra , Adhoc DANICS officer as Assistant Commissioner ( Luxury Tax ) to 
assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax , Delhi in the discharge of 
his functions under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of 
assumption of charge and till such time as he holds the said post. 

No. F . 10 (5 )/ Fin .(Rev .- I)/2014 - 15 /dsV1/ 701.- - In exercise of the powers conferred by sub -section 
(2 ) of the section 3 of the Deili Lüttitaimiliéiit and Betting Tax Act, 1996 (Deilii Aci o oí 1997 ), il 
Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh . K . K . Mishra, Adhoc 
DANICS officer as Assistant Commisioner (Entertainment and Betting Tax ) to assist the Commissioner of 
Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax , Delhi in the discharge of his functions under the said 
Act in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of assumption of charge and till 
such time as he holds the said post . 


H . T. 6 (8 ) / 4194 - 194 / 1999 / AVI/702 . - ferit laat om fea o Pau (fanta trenat * ) 
अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के जिला मजिस्ट्रेटों को उनके अपने - अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के 
रूप में तत्काल नियुक्त करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
D. FHE , 34 - . - VI (fan ) 


No. F . 6 /8 /PF- CF / 1999 /dsvi/ 702 . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi 
Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) Act, 2001, the Lieutenant Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, hereby appoint District Magistrate of Revenue Department, GNCT of 
Delhi, in their respective jurisdiction , as Competent Authority under Section 5 of the Delhi Protection of 
Interest ofDepositors ( In Financial Establishment) Act, 2001 with immediate effect. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 
A . K . SINGH , Dy. Secy.- VI (Finance ) 


Printed by the Manager, Government of india Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


